निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1932 ( AO) 
( सं0 पटना 550 ) पटना, सोमवार , 9 अगस्त 2010 


ऊर्जा विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2010 
सं0 प्र - 1 / रा0 - स्थाo - 22 / 2010 - 15- 2639 — श्री विनायक चंद्र गुप्ता , आई0आर0एस0 
( सी0एड0सी0ई0 - 1993), जिनकी सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या 
1 / पी0 - 10 / 2009 ( खण्ड -II) - जीएडी - 6166, पटना - 15 दिनांक 28 जून 2010 द्वारा सदस्य (वित्त एवं राजस्व), 
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पद पदस्थापन हेतु ऊर्जा विभाग को सौंपी गई है, को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
अगले आदेश तक सदस्य (वित्त एवं राजस्व) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0) - अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 550- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


